रजिस्ट्री संडी एल - 33004/99 


REGD . NO. D. L.-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग 1 - खण्डन 
PART Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 52 ] 

नई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 18 , 2003 / माघ 29 , 1924 
No. 52 ] 

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18 , 2003 /MAGHA 29 , 1924 

श्रम मंत्रालय 
( केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2003 
सं. यू - 23013 / 01 / 2003 - एल. डब्ल्यू . - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा - 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा आई. बी .पी. कम्पनी लिमिटेड के लयूब बलेन्डिग प्लॉट , बज - बज, साऊथ 24 - परगना, . 
पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है । समिति का संघठन और उसके 
विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 
( 1) श्री सी. एच. खिस्ती, 

सदस्य 
निदेशक ( कार्मिक ), 

कोल इंडिया लिमिटेड, 10 नेताजी सुभाष रोड, कोलकत्ता -700001 
( 2 ) श्री एल . आर. सिंह , 

भारतीय मजदूर संघ, 

म्युनिसिपल क्वार्टर्स, परेड ग्राउन्ड्स , जम्मू - 180001 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ), आसनसोल 

सदस्य - संयोजक 
2. समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 

" आई. बी . पी. कम्पनी लिमिटेड के लयूब बलेन्डिग प्लांट , बज - बज, साऊथ 24 - परगना, पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठान में लयूब 
आयल बलेन्डिग, फिलिंग/ स्टेन्सलिंग , पैकेजिंग सीलिंग, लोडिंग और अनलोडिंग के जॉब/ कार्यों में ठेका श्रम पद्धति के कार्यपालन 
का अध्ययन करना और ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए 

उपयुक्त सिफारिश करना कि उक्त प्रतिष्ठान में उपर्युक्त जॉब/ कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं " । 
3. समिति का मुख्यालय आसनसोल में होगा । समिति अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगी । 

टी. ए. श्रीनिवासन , सचिव 
MINISTRY OF LABOUR 
(Central Advisory Contract Labour Board ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 18th February, 2003 
No. U - 23013/ 01 /03 -LW . - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Comunittee to go into the 
452 GI / 2003 


सदस्य 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1] 


question of abolition of contract labour in the establishment of IBP Company Limited at their Lube Blending Plant,Budge 
Budge, South 24 -Parganas, West Bengal. The composition of the committee and its termsof reference will be as under : 
(1) Shri C .H .Khisty , 

Member 
Director ( Personnel), 

Coal India Limited, 10, Netaji Subash Road, Kolkata- 700001 
(2 ) Shri L .R . Singh , 

Member 
Bhartiya Mazdoor Sangh , 

Municipal Quarters, Parade Grounds, Jammu- 180001 
(3) Regional Labour Commissioner (Central) 

Member- Convenor 
Asansol 
2 . The terms of reference of the committee would be as follows: 

" To study the working of contract labour system in the jobs/works oflube oil blending , filling/stencilling , packaging 
scaling, loading and unloading , in the establishment of IBP Company Limited at their Lube Blending Plant, Budge Budge , 
South 24 -Paraganas,WestBengal and to make suitable recommendations whether ornot the employment of contract labour 
in the jobs/ works in the said establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract 
Labour (Regulation and Abolition ) Act , 1970 .” 

3 . Tlie Headquarters of the Committee will be at Asansol. The Committee should submit its report within three 
montlis . 

T . A. SRINIVASAN, Secy . 
संकल्प 

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2003 
सं . यू - 23013 / 02 / 2003 - एल. डब्ल्यू . - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट , नहावा शेवा, तालुका उरान, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, महाराष्ट्र 
के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है । समिति का संघठन और उसके विचारार्थ विषय 
निम्नलिखित होंगे : 
( 1 ) श्री पी . एस. परमार , 

सदस्य 
सचिव, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 
जनरल सेक्रेटरी, खेतरी ताम्बा श्रमिक संघ, 

डी - 95, सैक्टर - II- ए, खेतरी नगर , राजस्थान- 333504 
( 2 ) श्री वी . एस. राव , 

वी . बी. सी . इन्डस्ट्रीज लि., 6 - 2 - 913/914, तीसरा तल , 

प्रोगरेसिव टावर, खैरताबाद , हैदराबाद -500004 
( 3 ) उप मुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) , 

सदस्य - संयोजक 
इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ वर्क्स एजूकेशन काम्पलैक्स , 

एल. बी. एस. मार्ग , कुर्ला( वेस्ट ), मुम्बई -400070 
2. समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 

" जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का इलैक्ट्रिकल रखरखाव तथा कन्टेनर और बल्क टर्मिनल प्रशासन आफिस में कैन्टीन कामगार, वी 
आई पी गेस्ट हाउस, रेजीडेन्सियल टाउनशिप इन्टरकनैक्टेड रोड और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों के जॉब/कार्यों में ठेका श्रम पद्धति 
के कार्यचालन का अध्ययन करना तथा ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान 
में रखते हुए उपयुक्त सिफारिश करना कि उक्त प्रतिष्ठान में उपर्युक्त जॉब/ कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए 

अथवा नहीं " । 
3 समिति का मुख्यालय मुम्बई में होगा । समिति शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 

टी. ए. श्रीनिवासन , सचिव 
RESOLUTION 

New Dclhi, the 18ti February , 2003 
No. U - 23013 /02/03 -LW . - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board liereby constitutes a Committee to go into the question 


सदस्य 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


NH 


of abolition of contract labour in the establishment of Jawaharlal Nehru Port Trust Nhava Sheva, Taluka Uran , District 
Raigad Maharashtra . The composition of the committee and its termsof reference will be as under : 
(1) Shri P .S . Parmar, 

Member 
Secretary , All India Trade Union Congress , 
General Secretary ,Khetri Tamba Shramik Sangh , 

D -95 , Sector II A, Khetri Nagar , Rajasthan -333504 
(2) Shri V . S. Rao , 

Member 
V .B . C . Industries Ltd ., 
6 - 2 -913/ 914, 3rd Floor, 

Progressive Tower, Khairatabad , Hyderabad - 500004 
(3 ) The Deputy Chief Labour Commissioner ( Central), 

Member- Convenor 
Indian Institute of Workers Education Complex , 

L . B.S . Marg, Kurla ( W ), Mumbai- 400070 . 
2 . The terms of reference of the committee would be as follows: 

" To study the working of contract labour system in the jobs/works of electricalmaintenance and canteci nuskurs 
at the container and bulk terminal Administration office, VIP guest house, Port guest house , residential townshij: 
interconnected road , and surrounding areas of Jawaharlal Nehru Port Trust, and to make suitable recommenda 
tions whether or not the employment of contract labour in the said jobs/works in the said establishment be 

prohibited keeping in view the provisions of section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 " 
3 . The Headquarters of the Committee will be atMunibai, The Committee sliould submit its report at thc carliesi . 

T . A. SRINIVASAN, Secv . 
संकल्प 

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2003 
सं . यू - 23013 / 03 / 03 - एल . डब्ल्यू. - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नहावा शेवा, तालुका उड़ान, जिला रायगढ़ महाराष्ट्र के 
प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है । समिति का संघठन और उसके विचारार्थ विषय 
निम्नलिखित होंगे : 
( 1 ) श्री वी . बालासुन्दरम , 

सदस्य 
सहायक महासचिव एन. एफ . आई. आर., 

सं. -१ बी , मद्रास बट्टाई स्ट्रीट, विलिवक्कम, चेन्नई - 600049 
( 2 ) श्री आशीष दास, 

सदस्य 
कार्यकारी निदेशक , भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि . , 

इस्पात भवन, लोदी रोड, पोस्ट आफिस 3049 , नई दिल्ली - 110003 
( 3 ) उप मुख्य श्रम आयुक्त ( के ) , 

सदस्य - संयोजक 
भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान परिसर , 

एल . बी . एस. मार्ग, कुर्ला ( पश्चिम), मुम्बई -400070 
2. समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 

" जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट प्रतिष्ठान कंटेनर और बल्क टर्मिनल प्रशासन ऑफिस, आवासीय टाऊनशिप और इन्टर कनैक्टेड 
रोड में माली जैसे कार्य और बस आपरेटर्स जिनके द्वारा कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाता है विभिन्न किस्म 
के जॉब सहित जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के रखरखाव के जॉब/ कार्यों में ठेका श्रम पद्धति का अध्ययन करना तथा ठेका श्रम 
( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सिफारिश करना कि उक्त 

प्रतिष्ठान में उपर्युक्त जॉब/कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । " 
3. समिति का मुख्यालय मुम्बई में होगा । समिति शीघ्रताशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 

टी , ए. श्रीनिवासन, सचिव 
RESOLUTION 

New Delhi, the 18th February, 2003 
Na. U -23013 /03 /03-LW . — In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act, 1970), the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committec to go into the question 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEc. I] 


- 


of abolition of contract labour in the establishment of Jawaharlal Nehru Port Trust, Nhava Sheva , Taluka Uran , District 
Raigad Maharashtra . The composition of the committee and its terms of reference will be as under : 
(1 ) Shri V. Balasundaram, 

Member 
Assistant General Secretary, NFIR, 

N . 9 - B , Madras Battai Street, Villivakkam , Chennai-600049 
(2) Shri Ashis Das, Executive Director 

Member 
Steel Authority of India Limited , 
Ispat Bliawan , LodhiRoad , 

P. O . Box 3049, New Delhi- 110003 
(3 ) The Deputy Chief Labour Commissioner 

Member -Convenor 
( Central), Indian Institute of Workers Education Complex , 
___ L. B. S. Marg, Kurla ( W ), Mumbai-400070 . 
2. The terms ofreference of the committee would be as follows : 

“ To study the working of contract labour system in the jobs/works of gardener at the container and bulk terminal 
Administration office , residential township and interconnected roads and that of bus operators who transport employees 
from various places to places of the establishment of Jawaharlal Nehru Port Trust and to make suitable recommendations 
whether or not the employinent of contract labour in the said jobs/works in the said establishment be prohibited keeping 
in vicw the provisions of section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970." 
3. The Headquarters of the Committee will be atMumbai. The Committee should submit its report at the earliest. 

T. A . SRINIVASAN , Secy. 
संकल्प 

नई दिल्ली, 18 फरवरी , 2003 
सं . यू- 23013/ 04/ 2003 -एल. डब्ल्यू. - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट , नहावा सेवा, तालुका उड़ान , जिला रायगढ़ महाराष्ट्र के 
प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है । समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय 
निम्नलिखित होंगे : 
( 1 ) डा . विवेक मोन्टेरियो , 

सदस्य 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य, भारतीय व्यवसाय संघ समिति 

केन्द्र, मुंबई श्रमिक संघ, क्वारी रोड , भांडुप, मुंबई- 400001 
( 2 ) श्री प्रमोद कुमार , कार्यकारी निदेशक , 

सदस्य 
कार्यकारी निदेशक , सिविल इंजीनियरिंग ( जी ) , 

कमरा नं. 136 , रेल भवन , रेल मंत्रालय, नई दिल्ली -110001 
( 3 ) उप मुख्य श्रम आयुक्त ( के . ) 

सदस्य - संयोजक 
भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान परिसर, 

एल. बी. एस. मार्ग, कुरला ( पश्चिम ), मुम्बई - 400070 
2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 

" जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के प्रतिष्ठान के सामान्य संरक्षण और कंटेनर व बल्क टर्मिनल प्रशासनिक कार्यालय टाउनशिप, पोर्ट 
क्षेत्र और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में तथा जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के प्रतिष्ठान में आवासीय/कार्यालय को जोड़ने वाली सड़कों 
में बाह्य/ आन्तरिक जल आपूर्ति और सेनेटरी फिटिंग्ज के रख - रखाव/ मानिटरिंग के जॉब/कार्यों में ठेका श्रम पद्धति का अध्ययन 
करना तथा ठेका श्रम विनियमन ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए 

उपयुक्त सिफारिश करना कि उक्त प्रतिष्ठान में उपर्युक्त जॉब /कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । " 
3. समिति का मुख्यालय मुबई में होगा । समिति शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 

टी. ए. श्रीनिवासन, सचिव 
RESOLUTION 

New Delhi, the 18th February, 2003 
Na. U - 23013 /04 /03 - LW . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


of abolition of contract labour in the establishment of Jawaharlal Nehru Port Trust , Nhava Sheva, Taluka Uran , District 
Raigad ,Maharashtra . The composition of the committee and its terms of reference will be as under : 
(1) Dr. Vivek Monteiro , Secretary , 

Member 
Maharashtra State Committee of Centre of Indian Trade Unions, 
Office ofMumbai Shramik Sangh , Quarry Road , 

Bhandup , Mumbai- 400001 , 
(2) Shri Pramod Kumar , 

Member 
Executive Director, Civil Engineering (G ), 
Room No. 136 , Rail Bhavan , 

Ministry ofRailways ,New Delhi- 110001. 
( 3) The Deputy Chief Labour Commissioner, 

Member -Convenor 
(Central), Indian Institute of Workers Education Complex , 

L .B .S .Marg ,Kurla ( W ),Mumbai-400070 . 
2 . The terms of reference of the committee would be as follows: 
* To study the working of contract labour system in the jobs/works of general conservancy and maintenance /monitoring of 
external/internal water supply and sanitary fittings at container and bulk terminal, Administration office , township , port 
area , surrounding areas, and connected roads for residential/office premises in the establishment of Jawaharlal Nehru Port 
Trust and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the said jobs/works in the 
said establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition) Act, 1970. ” 
3 . The Headquartersof the Committee will be at Mumbai. The Committee should submit its report at the earliest. 

T. A. SRINIVASAN, Secy . 


सदस्य 


संकल्प 

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2003 
संख्या- यू - 23013 / 05 / 03 - एल. डब्ल्यू . -- ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा गुजरात में गांधीधाम स्थित भारतीय खाद्य निगम डिपो के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उन्मूलन 
के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है । समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 
( 1 ) श्री जी . वी. आर. शर्मा, 

सदस्य 
प्लाट सं. 604, आर. टी . ओ. कार्यालय के सामने 

गिरिपेठ , नागपुर-440001 
( 2 ) श्री बी . मजूमदार , 

संयुक्त निदेशक , प्रतिष्ठान ( एल. एल. ) 

रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली -110001 
( 3 ) सचिव , 

सदस्य - संयोजक 
केन्द्रीय ठेका सलाहकार बोर्ड, . 

जैसेलमेर हाऊस , मानसिंह रोड, नई दिल्ली । 
2. समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 

" गुजरात में गांधीधाम स्थित भारतीय खाद्य निगम डिपो के प्रतिष्ठान में अनाज के रख -रखाव आदि जैसे जॉब/कार्यों में ठेका श्रम पद्धति 
का अध्ययन करना तथा ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सिफारिश 
करना कि उक्त प्रतिष्ठान में उपर्युक्त जॉब /कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । " 
3. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । समिति शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 

टी . ए. श्रीनिवासन, सचिव 
RESOLUTION 

New Delhi, the 18th February ,2003 
No. U - 23013/ 05 /03 -LW . - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act , 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 1 -- SEC. 1] 


l abolition of contract labour in the establishment of Food Corporation of India Depot at Gandhidham , Gujarat. The 
composition of the committee and it; terms of reference will be as under : 
{ ) ShriG. V. R. Sharma, 

Member 
Plot No. (5(24 Opp. R. T . O . Officc Girijp: i ), N - 440001 
Slui B . Mindar 

Member 
! oint IDE tor . EstablishmentsLL ). 
Ministry vikailways, Rail Bhavan , New Delhi- 110001. 
cretary , 

Menber -Convenor 
Central Advisory Contaci Libour Board 

Jaisalmer House. Man Singh Road , New Delhi. 
1 Theicnnis of reference of the coillimice would be as follows: 

" To study the working of contract labour system in the jobs /works of food grain handling in the establishment of 
invloed Corporation of India Depot at Gandhidham . Gujarat, and to make suitable recommendations whether or not the 
employeut of contract labour in the said jobs/works in the said establishmentbe prohibited keeping in view the provisions 
of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 ." 
? TheHeadquaters of the Committee will be at New Delhi. The Commitlee should submil its report at the earliest. 

T . A. SRINIVASAN. Secs . 
संकल्प 

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2003 
सं . यू - 23013 / 06 / 2003- एल डब्ल्यू . - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, कन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एवं घरेलू हवाई अड्डा, पालम , नई दिल्ली स्थित 
इंडियन एअरलाइंस के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है । समिति का संघठन और उसके 
विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : -- 
{ 1 ) श्री एन. सुन्दर्शन, महासचिव , 

सदस्य 
दक्षिण मध्य रेलवे मजदूर संघ 
सं . 306 , श्री रंगा अपार्टमेन्टम, 
कोज उच्चविद्यालय के सामने , 

सिकन्दराबाद- 500025 ( आन्ध्र प्रदेश ) 
( 2 ) श्री बी. मजूमदार , 

सदस्य 
संयुक्त निदेशक , प्रतिष्ठान ( एल. एल. ) , 

रेलवे बोर्ट, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली - 110001 
( 3 ) संयुक्त मुख्य श्रमायुक्त ( के . ) , 

सदस्य - संचालक 
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली 
2 . समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 

" इंडियन एयरलाइंस, इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एवं घरेलू हवाई अड्डा, पालम, नई दिल्ली स्थित इंडियन एअरलाइंस के 
प्रतिष्ठान में सामान लादने एवं उतारने तथा उक्त प्रतिष्ठान के जॉब/कार्यों में ठेका श्रम पद्धति का अध्ययन करना तथा ठेका श्रम 
( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सिफारिश करना कि उक्त 

प्रतिष्ठान में उपर्युक्त जॉब/ कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं " । 
3. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । समिति शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 

टी . ए. श्रीनिवासन, सचिव 
RESOLUTION 

New Delhi, the 18th February , 2003 
No . U - 23013/06 /2003- LW . -- In exercise ofthe powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee 10 go into 11c 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


question of abolition of contract labour in the establishment of Indian Airlines , at Indira Gandhi International Airport and 
Domestic Airport at Palam ,New Delhi. The composition of the committee and its termsof reference will be as under : -- 
(1) Shri N . Sundaresan , 

Member 
General Secretary , 
South Central Railway Mazdoor Union , 
No. 306 , Sri Ranga Apartments , 
Opp . To Keyes High School, 

Secunderabad -500025 ( Andhra Pradesh). 
(2) Shri B . Majumdar , Joint Director , Estt (LL ), 

· Member 
Railway Board, 

Ministry of Railways, Rail Bhavan , New Delhi. 
(3 ) The Joint Chief Labour Commissioner 

Member -Convenor 
(Central), Shram Shakti Bhavan ,New Delhi. 
2 . The termsof reference of the committee would be as follows: 

" To study the working of contract labour system in the jobs/works of loading and unloading of baggage in the 
establishment of Indian Airlines, at Indira Gandhi International Airport and Domestic Airport at Palam , New Delhiand to 
make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the said jobs/works in the said 
establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) 
Act, 1970 . " 
3. The Headquaters of the Committee will be at New Delhi. The Committee should submit its report at the earliest. 

T . A . SRINIVASAN , Secy. 
संकल्प 

नई दिल्ली, 18 फरवरी , 2003 
सं . यू - 23013 / 07 / 2003 - एल डब्ल्यू . - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा -5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली स्थित भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण 
के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है । समिति का संघठन और उसके विचारार्थ विषय 
निम्नलिखित होंगे : 
( 1 ) श्री पी. एस. परमार , 

सदस्य 
सचिव, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस महासचिव , 
खेतरी तांबा श्रमिक संघ, 

डी - 95, सैक्टर - II ए, खेतरी नगर, राजस्थान - 333504 
( 2 ) श्री प्रमोद कुमार, 

सदस्य 
कार्यकारी निदेशक, सिविल इंजीनियरिंग ( सामान्य ), 

रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली -110001 
( 3 ) सचिव, 

सदस्य - संयोजक 
केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड , 

श्रम मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली -110011 
2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 

" इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली स्थित भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के प्रतिष्ठान के कार्यों परिसर और अतिथि 
लांज में काउन्टर क्लर्क , एयर कंडीशनर आपरेटर , इ.टी. वी . आपरेटर और सहायक इंजीनियर के जॉब /कार्यों में ठेका श्रम पद्धति 
के कार्यचालन का अध्ययन करना तथा ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान 
में रखते हुए उपयुक्त सिफारिश करना कि उक्त प्रतिष्ठान में उपर्युक्त जॉब/कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए 

अथवा नहीं " । 
3. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । समिति शीघ्र अतिशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 

टी . ए. श्रीनिवासन , सचिव 
RESOLUTION 

New Dellu , the 18th February, 2003 
No.U -23013 /07/03- LW - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act , 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


. 


[ PART I - - SEC. 1] 


( 2 ) 


S 


of abolition of contract labour in the establishment of Airport Authority of India, at Indira Gandhi International Airport, 
New Delhi. The composition of the committee and its terms of reference willbe as under :--- 
(1) Shri P.S . Parmar, 

Member 
Secretary , All India Trade Union Congress , 
General Secretary , Khetri Tamba Shramik Sangh , 
D - 95 , Sector lIA. Khetri Nagar , Rajasthan - 333504 
Shri Promod Kumar 

Member 
Executive Director, Civil Engineering (General), 

Ministry of Railways, Rail Bhavan ,New Delhi- 110001. 
( 3 ) The Secretary , 

Member -Convenor 
Central Advisory Contract Labour Board , 

Ministry of Labour, Jaisalmer House, New Delhi- 110011. 
2 . The terms of reference of the committee would be as follows: 

" To study the working of contract labour system in the jobs/works of counter clerk , A /c Operator,ETV 
Operator and Assistant Engineer in the establishment of Airport Authority of India , at Indira Gandhi International 
Airport , New Delhi in its cargo complex and visitor lounge and to make suitable recommendations whether or not 
the employmentof contract labour in the said jobs/works in the said establishment be prohibited keeping in view 

the provisions of Section 10 of the ContractLabour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 ." 
3. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi. The Committee should submit its report at the earliest. 

T. A SRINIVASAN , Secy. 
संकल्प 

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2003 
सं . यू - 23013 / 18 / 01 - एल . डब्ल्यू . - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा -5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा भारतीय तेल निगम लि., टिकरी कलां प्लान्ट , दिल्ली के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उन्मूलन 
के प्रश्न पर विचार करने हेतु निम्नलिखित सदस्य को समिति में नियुक्त करता है तथा निदेश देता है कि भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग -I, 
खण्ड - 1 में दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 को प्रकाशित , भारत सरकार , श्रम मंत्रालय, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड के दिनांक 26 दिसम्बर , 2001 
के संकल्प सं. यू - 23013/18/ 01- एल. डब्ल्यू . में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे : 

उक्त संकल्प में क्रम सं. ( 2 ) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत : 
" ( 2 ) श्री पवन कुमार, 

सदस्य " 
मुख्य अभियंता महानिदेशक (निर्माण ) 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग , 
निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110001 

टी. ए. श्रीनिवासन, सचिव 
RESOLUTION 

New Delhi, the 18th February , 2003 
No. U - 23013 / 18 /01 -LW — In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act, 1970 , thic Central Advisory Contract Labour Board hereby appoints the following member to the Committee 
to go into the question of aboition of contract labour in the establishment of Indian Oil Corporation Limited , Tikri Kalan 
Plant at Dellii and directs that the following amendments shall be made in the resolution No.U .- 23013 / 18 /01-L W of the 
Government of India ,Ministry of Labour, Central Advisory Contract Labour Board 26th December, 2001 published in 
Gazetteof India, Extra- Ordinary Part -I Section 1, dated 26th December , 2001 , namely : 

In the said resolution for serial number (2) and the entries relating thereto, the following shall be substituted , 
namely :- - 
" (2) Shri Pawan Kumar, 
Chicſ Engineer Director General (Works), 

Member " 
CentralPublic Works Department, 
Ninnan Bhavan , New Delhi- 110001 

T. A. SRINIVASAN, Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054. 


